सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 श्रावण 1936 ( श०) 
संख्या 378 राँची , मंगलवार 

19 अगस्त , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
14 अगस्त , 2014 


संख्या- 13 / वरीय स्था0 पद0-03/2013 का0- 8200 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्रीमती सीमा सिन्हा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग को प्रधान जिला न्यायाधीश 
श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात , अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोडरमा के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/वरीय स्था0 पद0- 03/2013 का0- 8201 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री चद्रशेखर पाण्डेय , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को प्रधान जिला न्यायाधीश श्रेणी में 
प्रोन्नति के पश्चात , अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , चाईबासा के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13 /वरीय स्था0 पद0 - 03 / 2013 का0 - 8202 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री चन्द्र भूषण सिंह , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, साहेबगंज को प्रधान जिला न्यायाधीश 
श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात , अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुमला के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


____ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 19 अगस्त , 2014 


संख्या -13/वरीय स्था0 पद0- 03 / 2013 का0 - 8203 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री विवेकानन्द बनर्जी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह-पीठासीन पदाधिकारी , मोटर वाहन 
दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण , हजारीबाग को प्रधान जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात, अगले 
आदेश तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , चतरा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 378 – 50 | 


